पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2012- 2015 . " 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी. 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001 . " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 328 ] 


रायपुर , शुक्रवार ,दिनांक 4 जुलाई 2014 -- आषाढ़ 13 , शक 1936 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 
रायपुर , दिनांक 4 जुलाई 2014 

अधिसूचना 
क्रमांक एफ 1 - 66 / 2014/ 18 . -- छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार , नगरपालिका परिषद् सक्ती, जिला- जांजगीर - चांपा ( छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार 
एतद्द्वारा अवधारित करता है : 
___ सक्ती नगरपालिका परिषद् को 18वार्डोंमें विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमाएं निर्धारित करता है. 
यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा . 

. अनुसूची 
वार्ड क्रमांक 

वार्ड का नाम 
हरिजनपारा वार्ड 
कसेर पारा वार्ड 
राजापारा वार्ड 
बाजारपारा वार्ड 
अस्पताल वार्ड 
गुरुद्वारा वार्ड 
हटरी वार्ड 
हरिगुजर वार्ड 
रानीसागर वार्ड 
अखराभांठा वार्ड . 
नारायणसागर वार्ड 
महामाया वार्ड 
अग्रसेन वार्ड 
कचहरी वार्ड 
लाल बहादुर वार्ड 
झुलकदम वार्ड 
भीमराव अंबेडकर वार्ड 
स्टेशन पारा वार्ड 


__ 655 


656 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014 


वार्ड क्रमांक 1 : - हरिजनपारा वार्ड 
उत्तर - नगर की उत्तरी सीमा में खसरा नंबर 120 से आरंभ होकर सीधे पूर्व की ओर 

पश्चिम सीमा के उत्तर पूर्व कोने पर खसरा नंबर 135 तक । 
पूर्व - नगर सीमा के उत्तर पूर्व कोने पर खसरा नंबर 135 से आरंभ होकर दक्षिण की 

ओर परिषद के पूर्वी सीमा पर खसरा नंबर 263 तक । 
दक्षिण - नगर के पूर्वी सीमा पर खसरा नंबर 263 से आरंभ होकर पश्चिम की ओर दुकाल 

सागर सुकाल सागर के मध्य पश्चिम के पार संगम स्थल तक । 
पश्चिम - दुकाल सागर, सुकाल सागर के मध्य पश्चिम पार के संगम स्थल से आरंभ होकर 

सीधे उत्तर की ओर सुकाल सांगर के पश्चिम पार से उत्तर की ओर खरसिया 
मार्ग में शत्रुघन कसेर के मकान तक इसके आगे खरसिया मार्ग को पार कर छेदी 
रावत के मकान तक एवं आगे सीधे उत्तर की ओर नगर की उत्तरी सीमा पर 
खसरा नंबर 120 तक । 


वार्ड क्रमांक 2 : - कसेरपारा वार्ड 


- 


- 


- 


- 


उत्तर- - परिषद के उत्तर सीमा पर खसरा नंबर 703 से आरंभ होकर पूर्व की ओर उत्तरी 

सीमा होते हुए खसरा नंबर 120 तक इसके आगे पूर्व की ओर सीधे परिषद की 
उत्तरी सीमा होते हुए खसरा नंबर 120 तक इसके आगे पूर्व की ओर सीधे परिषद 
की उत्तरी सीमा होते हुए खसरा नंबर 153 तक । 
परिषद की उत्तर सीमा पर खसरा नंबर 153 से आरंभ होकर सीधे दक्षिण की ओर 
सक्ती खरसिया मार्ग पर छेदी रावत के मकान तक । इसके आगे पश्चिम की ओर 
सक्ती खरसिया मार्ग होते हुए शत्रुघन कसेर के मकान तक । इसके आगे सीधे 

दक्षिण की ओर नत्थूराम के मकान तक ! 
दक्षिण - नत्थूराम के मकान से आरंभ होकर सीधे पश्चिम की ओर सक्ती खरसिया मार्ग पर 

मार्ग नंबर 1 एवं 19 के संगम स्थल तक 
पश्चिम - भार्ग नंबर 1 एवं 19 के संगम से आरंभ होकर सक्ती खरसिया मार्ग को पार करते 

हुए सीधे उत्तर की ओर परिषद के उत्तरी सीमा पर खसरा नंबर 703 तक । 


वार्ड क्रमांक 3 : - राजापारा वार्ड 


उत्तर - परिषद के उत्तर सीमा में खसरा नंबर 540 से आरंभ होकर पूर्व की ओर गोड़ लेते 

हुए नगर के उत्तरी सीमा से होते हुए खसरा नंबर 703 तक । 
पूर्व - नगर के उत्तर सीमा पर खसरा नंबर 703 से आरंभ होकर सीधे दक्षिण की ओर 

मार्ग नंबर 1 व मार्ग नंबर 19 के संगम स्थल तक एवं आगे मार्ग नंबर 1 में पश्चिम 
को ओर मार्ग नंबर 1 एवं मार्ग नंबर 17 के संगम स्थल तक । फिर मार्ग नंबर 17 में 
दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नंबर 17 व 18 के संगम स्थल तक । 


पक्षिण - मानबर 17 18 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नंबर 18 के बीचोबीच 

पश्चिम की ओर पैटू तालाब के पूर्वी तट पार तक । पुन: पैठू पार के दक्षिण पार से 

पश्चिम कोने तक । 
पश्चिम .. पैलू तालाब एव नया तालाब के उत्तरी पूर्वी कोने से आरंभ होकर उत्तर की ओर 
__ पैलू तालाब के पश्चिम पार से होते हुए मार्ग नंबर 1 तक । पश्चिम की ओर 

. . डंगचगंहा के मकान तक फिर उत्तर की ओर खसरा नंबर 540 तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014 


656 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक 4 : - बाजारपारा वार्ड 


- 


- 


उत्तर - परिषद के उत्तर पश्चिम कोने से खसरा नंबर 370 से आरंभ होकर पूर्व की ओर 

परिषद के उत्तरी सीमा से होते हुए खसरा नंबर 540 तक । 


पूर्व 


- खसरा नंबर 540 से आरंभ होकर सीधे दक्षिण की ओर मार्ग नंबर 1 तक 


दक्षिण – मार्ग नंबर 1 के मध्य से आरंभ होकर पश्चिम की ओर मार्ग नंबर 1 के साथ - साथ 

मार्ग नंबर 1 व मार्ग नंबर 6 के संगम स्थल तक एवं मार्ग नंबर 6 में दक्षिण की 
ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नंबर 6 व 3 के संगम स्थल तक तथा मार्ग नंबर 6 व 3 
के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नंबर 3 के साथ - साथ पश्चिम की ओर आगे 
बढ़ते हुए मार्ग नंबर 2 को पार कर आगे परिषद के पश्चिमी सीमा पर खसरा नंबर 
329 तक । 


पश्चिम - परिषद के पश्चिमी सीमा पर खसरा नंबर 329 से आरंभ होकर परिषद के पश्चिमी 

. सीमा के साथ ही साथ उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए खसरा नंबर 370 तक । 


. वार्ड क्रमांक 5 : - अस्पताल वार्ड 


उत्तर - नगर के पश्चिमी सीमा पर खसरा नंबर 329 से आरंभ होकर पूर्व की ओर आगे बढ़ते 

हुए मार्ग नंबर 329 से आरंभ होकर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नंबर 2 व 3 
के संगम स्थल को पार कर आगे स्थित लेन के संगम स्थल तक तथा मार्ग नंबर 3 
व इसके लेन के संगम स्थल तक व मार्ग नंबर 4 व लेन के संगम स्थल के पूर्व की 
ओर मार्ग नंबर 4 एवं 6 के संगम स्थल तक । 


पूर्व ~ मार्ग नंबर 4 व 6 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नंबर 6 में दक्षिण की ओर 

आगे बढ़ते हुए पुरेनहा तालाब के उत्तर पूर्व कोना तक । 


दक्षिण - पुरेनहा तालाब के उत्तर पूर्व कोना से आरंभ होकर तालाब के उत्तरीपार में पश्चिम 

की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नंबर 2 को पार कर परिषद के पश्चिमी सीमा पर 
खसरा नंबर 275 तक । 


पश्चिम -- परिषद के पश्चिमी सीमा पर खसरा नंबर 275 से आरंभ होकर पश्चिमी सीमा के 

साथ - साथ उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए खसरा नंबर 329 तक । . 


656 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014 
वार्ड क्रमांक 6 : - गुरूद्वारा वार्ड . .. . 


उत्तर - मार्ग नं. 1 एवं 6 के संगम स्थल से आरंभ होकर वापस नंबर 1 में पूर्व की ओर आगे 

बढ़ते हुए पैटू तालाब के उत्तर पश्चिम कोना तक पूर्व। 


. .. . . 


पूर्व - पैठू तालाब के उत्तर पश्चिम कोना से आरंभ होकर उक्त तालाब के पश्चिमी पार से 
. दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए पैलू तालाब एवं नया तालाब के संगम स्थल तक 

फिर नया तालाब के पूर्वी पार पर दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 11 एवं . 
12 के संगम स्थल तक । . 


दक्षिण – मार्ग नं. 11 एवं 12 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नंबर 12 में पश्चिम की ओर 

आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 12 एवं 6 / 1 के संगम स्थल तक तथा मार्ग नं . 6 / 1 में 
पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 6 / 1. एवं 6 के संगम स्थल तक पूर्व तक 
पुनः मार्ग नं. 6 में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए. मार्ग नं . 6 एवं 4 के संगम तक पुनः . 
4 में पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 4 एवं 3 को जोड़ते हुए लेन तक । 


पश्चिम - मार्ग नं . 4 एवं 3 को जोड़ने वाले लेन से आरंभ होकर उत्तर की ओर लेन के साथ 

ही साथ मार्ग नंबर 3 तक पुनः मार्ग नंबर 3 में पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग 
नंबर 3 एवं 6 के संगम स्थल तक । मार्ग नं. 3 एवं 6 के संगम स्थल से उत्तर की 
ओर मार्ग नंबर 6 में आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 6 एवं 1 के संगम स्थल तक । 


वार्ड क्रमांक 7 : - हटरी वार्ड 


- 


उत्तर - मार्ग नं. 6 एवं 6 / 1 के संगम स्थल से आरंभ होकर पूर्व की ओर मार्ग नं . 6 एवं 12 

के संगम स्थल तक , मार्ग नं . 12 में पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 12 एवं 11 
के स्थल तक । तथा आगे मार्ग नं . 11 में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं 11 
एवं 7 के संगम स्थल तक । पुनः मार्ग नं . 7 में पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 
7 एवं 12 के संगम स्थल तक । 


. 


पूर्व - मार्ग नं . 7 एवं 12 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . में दक्षिण की ओर आगे 
. . बढ़ते हुए दर्रा तालाब के उत्तर पूर्व कोने तक । 
. . दक्षिण - दर्रा तालाब के उत्तर कोने से आरंभ होकर पश्चिम की ओर दर्रा तालाब के उत्तर 
... . पश्चिम कोने तक आगे मार्ग नं . 11 को पार कर मस्जिद. गली में होते हुए मार्ग नं . .. 

7 / 1 को पार कर मार्ग नं . 6-12 में पश्चिम की ओर आगे बढ़कर मार्ग. नं . 6 / 2 एवं 
. . .. . . 6 / 1 के संगम स्थ ल तक । . .. ... ... . ..... . . . ..... . . . .. . . ..... . 


पश्चिम - मार्ग नं. 6 / 2 एवं 6 के संगम स्थल , से आरंभ होकर मार्ग नं. 6 में उत्तर की ओर 

___ बढ़ते हुए मार्ग नं. 6 एवं 6 / 1 के संगम स्थल तक । 


15 


. 


, 


• 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014 


656 ( 3 ) 


वार्ड क्रमांक 8 : - हरिगुजर वार्ड 
उत्तर - पैटू एवं नया तालाब के संगम स्थल से आरंभ होकर पैटू तालाब, के दक्षिण पार के . . 

पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए पैटू तालाब के पूर्वी पार मार्ग नं . 18 के संगम स्थल 
. . तक पुनः मार्ग नं . 18 में पूर्व की ओर आगे बढ़ाते हुए मार्ग नं . 18 एवं 19 के संगम 

स्थ ल तक | ~ . . . . . . . . . . . . . . .. . : . 


पूर्व - पूर्व नं 18 एवं 19 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं. 19 में दक्षिण की ओर 

आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 19 एवं 14 के संगम स्थल तक । 


दक्षिण - मार्ग नं . 19 एवं 14 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . 14 में आगे बढ़ते हुए 

मार्ग नं . 13 / 1 को पार कर पुनः आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 14 एवं 12 के संगम स्थल . 
तक । 

. . . . . . . . . . . 


पश्चिम - मार्ग नं. 14 एवं 12 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . 12 में उत्तर की ओर 

आगे बढ़ते हुए मार्ग नं. 7 एवं 11 के संगम स्थल तक पुनः मार्ग नं . 11 में आगे 
. बढ़ते हुए मार्ग नं . 12 को पार कर पैलू तालाब एवं नया तालाब के संगम स्थल 

तक । : 


वार्ड क्रमांक 9 : - रानीसागर वार्ड 


उत्तर - मार्ग नं . 1 एवं 17 के संगम से आरंभ होकर मार्ग नं . 1 में पूर्व की ओर आगे बढ़ते 

हुए मार्ग नं . 1. एवं 19 के संगम स्थल तक । मार्ग नं . 1 एवं 19 के संगम स्थल से 
. आरंभ होकर पूर्व की ओर कृषि भूमियों से होते हुए पूर्व एवं दक्षिण की ओर मार्ग नं . 

19 / 1 तक । तथा मार्ग नं. 19 / 1 में पूर्व की ओर बढ़ते हुए मार्ग नं. 19 / 1 एवं 19 
के संगम स्थल तक । 


पूर्व . - मार्ग नं . 19 / 1 एवं 19 / क के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . 19 / क में 

दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 19 / क एवं 19 / 2 के संगम स्थल तक । 


दक्षिण - मार्ग नं . 19 / क एवं मार्ग नं .19 / 2 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . 19 / 2 

में पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं. 19 / 2 एवं 19 के संगम स्थल तक । 


पश्चिम - मार्ग नं. 19 / 2 एवं 19 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं. 19 में उत्तर की 

ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 19 एवं 8 . के संगम स्थल तक । पुनः मार्ग नं . 18 में 
पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 18 एवं 17 के संगम स्थल तक तथा मार्ग 
.. नं . 17 में उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं. 1 एवं 17 के संगम स्थल तक । 


656 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014 


वार्ड क्रमांक 10 : - अखराभांठा वार्ड 


- 


- 


उत्तर - मार्ग नं . 19 / 1 के उत्तर में स्थित कृषि भूमि से आरंभ होकर पूर्व की ओर कृषि 

भूमियों से ही होते हुए सुकाल सागर एवं सुकाल सागर के पश्चिम संगम स्थल पार 
कर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 24 एवं खसरा नं . 263 तक । 


पूर्व 


- मार्ग नं . 24 एवं खसरा नं. 236 से आरंभ होकर परिषद , पूर्वी सीमा के साथ - साथ 

दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हए परिषद के पूर्वी सीमा पर ही स्थित खसरा 
नंबर 227 तक । 


दक्षिण - परिषद के पूर्वी सीमा पर स्थित ख . नं . 227 से पश्चिम की ओर कृषि भूमि को पार 

कर मार्ग नं . 19 / क एवं 19 / 2 के संगम स्थल तक । 


पश्चिम - मार्ग नं . 19 / क एवं 19 / 2 के संगम स्थल से आरंभ होका मार्ग नं . 19 / क में 

उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 19 / क एवं 19 / 1 के संगम स्थल तक 
पुनः मार्ग नं . 1 1 में पश्चिम की ओर सिद्ध के मकान के पश्चिम में स्थित गली 
तथा उत्तर की ओर गली होते हुए कृषि भूमि तक । 


उत्तर 


वार्ड क्रमांक 11 : - नारायणसागर वार्ड 
मार्ग नं . 19 एवं 19 / 2 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . 19 / 2 में पूर्व 
की ओर आगे बढ़ते हए मार्ग नं . 19 / 2 एवं 19 / क के संगम स्थल को पार कर 
पूर्व की ओर परिषद के पूर्वी सीमा पर ख. नं. 227 तक । 


- 


परिषद के पूर्वी सीमा पर , व. नं . 227 से आरंभ होकर परिषद के पूर्वी सीमा के साथ 
ही साथ दक्षिण की ओर गे बढ़ते हुए परिषद के पूर्वी सीमा पर ख .नं . 395 तक । 


दक्षिण - परिषद के पूर्वी सीमा पर ख . नं . 395 से मार्ग नं . 21 में पश्चिम की ओर आगे बढ़ते 

हुए मार्ग नं . 21 एवं 19 के संगम स्थल तक । 


पश्चिम - मार्ग नं . 21 एवं 19 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . 19 में उत्तर की ओर 

बढ़ते हुए मार्ग नं . 15 एवं 15 / 1 के संगम स्थल तक । पुनः मार्ग नं . . 15 / 1 में 
पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 15 / 1 एवं 13 / 1 के संगम स्थल तक 
तथा मार्ग नं . 14 में पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं. 14 एवं 19 के संगम 
स्थल तक तथा मार्ग नं . १० के उत्तर की ओर बढ़कर मार्ग नं . 19 एवं 19 / 2 
के संगम स्थल तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014 


65615 ) 


वार्ड क्रमांक 12 : - महामाया वार्ड 
उत्तर - मार्ग नं . 11 एवं दर्रा तालाब के उत्तर पश्चिम कोने के संगम से आरंभ होकर दर्रा 

तालाब के उत्तरी पार से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए दरी तालाब उत्तर पूर्व एवं 
मार्ग नं. 12 के संगम तक तथा मार्ग नं . 12 में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग 
नं . 12 एवं 14 के संगम तक तथा मार्ग नं . 12 में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए 
मार्ग नं. 12 एवं 14 के संगम तक मार्ग नं . 14 में पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए 
मार्ग नं . 14 एवं मार्ग नं . 13 / 1 एवं 15 / 1 के संगम तक व मार्ग नं . 15 / 1 में 
पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 15 / 1 एवं 19 के संगम तक । 


मार्ग नं . 15 / 1 एवं 19 के संगम स्थल से आरंभ होरकर मार्ग नं . 19 में दक्षिण 
की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 19 एवं 21 के संगम स्थल तक । 


दक्षिण -- मार्ग नं . 19 एवं 21 के संगम स्थल से आरंभ होरक मार्ग नं . 21 में दक्षिण की ओर 

बढ़ते हुए मार्ग नं . 21 एवं 12 के संगम स्थल तक । पुनः मार्ग नं . 12 में उत्तर की 
ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं. 12 व 20 के संगम स्थल तक मार्ग नं . 20 में पश्चिम 
की ओर बढ़ते हुए मार्ग नं . 20 एवं 11 के संगम स्थल तक । 


- पश्चिम - मार्ग नं . 20 एवं 11 के संगम स्थल से आरी होकर मार्ग नं . 11 में उत्तर की ओर 

आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 11 एवं दरी तालाब के उत्तर पश्चिम कोने के संगम तक । 


- वार्ड क्रमांक 13 : - अग्रसेन वार्ड 


उत्तर - मार्ग नं . 6 एवं 6 / 2 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं.6 / 2 में पूर्व की ओर 

आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 6 / 2 एवं 11 के संगम स्थल तक । 
पूर्व - मार्ग नं. 6 / 2 एवं 11 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . 11 में दक्षिण की 

ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 11 मार्ग नं . 20 के संगम स्थल तक । 


दक्षिण - मार्ग नं . 11 एवं 20 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं . 20 में पश्चिम की ओर 

आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 20 एवं 6 के संगम स्थल तक । 


पश्चिम - मार्ग नं . 20 एवं 6 के सगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं. में उत्तर की ओर आगे 

बढ़ते हुए मार्ग नं . 6 एवं 6 / 2 के संगम स्थल तक । 


656 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4जलाई 2014 


वार्ड क्रमांक 14 : - कचहरी वार्ड 


.. उत्तर 


परिषद के पश्चिमी सीमा पर ख . नं . 275 . से आरंभ होकर पूर्व की ओर मार्ग नं . 
2 को पार कर पुरेनहा तालाब के दक्षिण पार में पुनः पूर्व की ओर आगे बढ़ते 
हुए मार्ग नं . 6 तक । पुनः मार्ग नं. 6 में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 
6 एवं 20 के संगम स्थल तक तथा मार्ग नं. 20 में पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए 
मार्ग नं. 20 व 12 के संगम स्थल तक । 


पूर्व 


मार्ग नं. 20 व 12 के संगम स्थल से आरंभ होकर मार्ग नं. 12 में दक्षिण की 
ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 12 एवं स्टेट बैंक के दक्षिणी गली संगम स्थल 
तक । 


दक्षिण 


पश्चिम 


मार्ग नं . 12 एवं स्टेट बैंक के दक्षिणी गली संगम स्थल से पश्चिम की ओर 
आगे बढ़ते हुए परिषद के पश्चिमी सीमा पर ख .नं . 11 से 40 तक । 
परिषद के पश्चिमी सीमा पर ख. नं. 11 से 40 तक आरंभ होकर परिषद के 
पश्चिमी सीमा के साथ ही साथ उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं. 20 
को पार कर आगे परिषद के पश्चिमी सीमा पर ही स्थित ख . नं. 275 तक । 


उत्तर 


पूर्व 


वार्ड क्रमांक 15 : - लालबहादुर वार्ड 
परिषद की पश्चिमी सीमा पर स्थित ख .नं . 1140 से आरंभ होकर पूर्व की ओर 
आगे बढ़ते हुए भारतीय स्टेट बैंक दक्षिण गली एवं मार्ग नं . 12 के संगम स्थल 
तक । 
भारतीय स्टेट बैंक दक्षिणी गली मार्ग नं . 12 में संगम स्थल से आरंभ होकर 
मार्ग नं. 12 में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 12 एवं 22 के संगम 
स्थल तक । पुनः मार्ग नं . 12 में पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए गली नं . 12 एवं 
1215 के संगम स्थल तक । मार्ग नं . 1215 में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए 
रेल्वे मार्ग तक । 
मार्ग नं . 1215 एवं रेलमार्ग से संगम से आरंभ होकर रेलवे लाईन के साथ 
पश्चिम की ओर परिषद के पश्चिमी सीमा पर ख.नं . 550 तक । 


दक्षिण 


. पश्चिम 


नगर के पश्चिमी सीमा पर स्थित ख . नं . 550 से आरंभ होकर उत्तर की ओर 
नगर के पश्चिमी सीमा से होते हुए ख . नं . 1140 तक । 


4 


. 


.. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014 


- .. - -- - - .. .. . . . .. 


. 656 ( 7) 


: 


. 


वार्ड क्रमांक 16 : - झलकदम वार्ड 


उत्तर 


मार्ग क्र . 12 एवं 21 के संगम स्थल से आरंभ होकर पूर्व की ओर मार्ग नं . 21 
के झूलकदम रोड के बीचोबीच होते हुए नगर के पूर्वी सीमा पर स्थित ख .नं . 
395 तक । 


पूर्व - 


. 


नगर के पूर्वी सीमा पर ख. नं . 395 से आरंभ होकर दक्षिण की ओर नगर की 
पूर्वी सीमा से होते हुए ख.नं . 814 तक । 


दक्षिण 


नगर के पूर्वी सीमा पर स्थित ख.नं. 814 से आरंभ होकर सीधे पश्चिम की ओर 
आगे बढ़ते हुए गली से होकर मार्ग नं. 12 के संगम तक । 


पश्चिम 


अशोक ट्रेडर्स के दक्षिण गली व मार्ग नं . 12 के संगम स्थल से आरंभ होकर 
मार्ग नं . 12 में उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए मार्ग नं . 12 व 21 के संगम स्थल 


तक । 


वार्ड क्रमांक 17 : - भीमराव अंबेडकर वार्ड 


उत्तर - 


अशोक ट्रेडर्स के दक्षिण गली व मार्ग नं . 12 के संगम स्थल से आरंभ होकर 
दक्षिण सीमा की ओर आगे बढ़ते हुए रेलवे लाइन पार कर ख. नं . 723 तक । 


दक्षिण 


नगर के पूर्वी सीमा पर स्थित ख. नं. से सीधा पश्चिम की ओर मार्ग नं . 23 के 
बीचों बीच होते हुए दक्षिण की ओर बाबूलाल के मकान तक पुनः उसी गली से 
पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए रामप्रसाद के मकान तक । 


. . पश्चिम 


रामप्रसाद के मकान से होते हुए उत्तर की ओर रेलवे लाइन तक तथा रेलवे 
लाइन के साथ ही साथ पश्चिम की ओर मार्ग नं. 1215 एवं 12 के संगम स्थल 
तक तथा मार्ग नं . 12 में पूर्व व उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए अशोक ट्रेडर्स के 
दक्षिण गली व मार्ग नं . 12 के संगम तक । 


11 TET L * -IETI STIRI 

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2014 


65618 ) 


वार्ड क्रमांक 18 : - स्टेशन वार्ड 


उत्तर 


पूर्व 


नगर के पश्चिम सीमा पर रेलवे लाइन के पास ख .नं . 590 से आरंभ रेलवे लाइन 
के साथ - साथ पूर्व की ओर शिव नारायण राठौर के मकान तक तथा उसी गली 
में दक्षिण की ओर रामप्रसाद के मकान तक व आगे मार्ग नं . 22 में उत्तर व पूर्व 
की ओर नगर. पूर्वी सीमा पर ख . नं . 723 तक । . . . . . . . 
नगर के पूर्वी सीमा पर खसरा नं . 723 से आरंभ होकर नगर के पूर्वी सीमा पर 
स्थित . ख . नं . 1170 / 1 तक । 
परिषद के पूर्वी सीमा पर स्थित 1170 / 1 से आरंभ होकर नगर के दक्षिण सीमा 
के पश्चिम की ओर मार्ग नं . 22 को पार कर आगे बढ़ते हुए पश्चिम सीमा पर 
स्थित दर्रा रोड़ ख .नं . 893 तक । 
नगर के पश्चिम सीमा दर दर्रा रोड़ के समीप ख.नं . 893 से प्रारंभ होकर नगर 
के पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर की ओर नगर के पश्चिम सीमा पर रेल्वे 
लाईन के समीप ख . नं . 550 तक । .. 


दक्षिण 


पश्चिम - 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश:नुसार,. .. 

एम . एम . मिंज, उप - सचिव . 


. 


रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2014 


क्रमांक एफ 1 - 66 / 2014/ 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 
66 / 2014/ . 3, दिनांक 04 - 07 - 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है . . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. एम . मिंज, उप - सचिव. 


53 


TTC TGIVE , feria 4 GTI 2014 


656 ( 9 ) 


Raipur, the 4th July 2014 


: 


No. F 1-66 / 2014/18. — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 29 of the 
Chhattisgarh Municipal Council Act, 1961 (No. 37 of 1961) the Siate Government, hc. y determinc 
the extent of wards of Nagar Palika Parishad - Sakti, Distt.- Janjgit - Champa as per Schedulc giien 
below : 
1 - Divide the Sakti Nagar Palika Parishad in to 18 Wards and define the 

limit of all such wards as per Schedule , 
Notify that onemember shall be elected for every ward . 


/ / SCHEDULE / / 


Ward No . 


Ward Name 


Harijan Para Ward 
Kaser Para Ward 
Raja Para Ward 
Bajar Para Ward 

AsptalWard 
Gurudwara Ward 

Hatri Ward 
Harigujar Ward 

Ranisagar Ward 
Akharabhanta Ward 
Narayan Sagar Ward 
Mahamaya Ward 

Agrasen Ward 
Kachahari Ward 
Lal Bahadur Ward 

Jhhuikadam Ward 
• Bhimrao Ambedakar Ward 

Station Para Ward 


10 . 
11 . 


12 . 
13 . 


14 . 
15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


656 ( 10 ) 


Entre 116198 , Perito a LCT 2014 


Ward no . 01: - Harijan Para Ward 
North :- From to khasra no. 120 to khasra no . 135 . 
East :- From to khasra no. 135 to khasra no. 263. 
South :- From to khasra no . 263 to Dukal Sagar Sukal Sagar sangam spat. 
West :- From Dukal Sagar Sukal Sagar sangam spat to Khasra no. 120 . 


Ward no. 02 :- Kaser Para Ward 
North :- From to khasra no. 703 to khasra no. 153. 
East :- From to khasra no . 153 to Nathhuram s house in South filed . 


South :- From Nathhuram s house to Road no . 1 & 19 sangam spat. 
West :- From Road no.1 & 19 sangam spat to Khasra no .703. 


North : - 
East :- 


Ward no . 03 : - Raja Para Ward 
From to khasra no . 540 to khasra no . 703. 
From to khasra no . 703 to . South in Road no . 17 & 18 sangam spat. 


South : - From Road no . 17 & 18 sangam spat to Road no. 18 centre in West 

Side Paithhu Talab s Par tak . And Paithhu Par to South Par se 
West End tak 


West : - Paithhu Talab s North East kone Se North Side Paithhu Talan ke 

West Par to Road no . 01 . West side in Dangchanha s House to 
Khasra no . 540 . 


Ward no . 04 : - Bajar Para Ward 


North :- From North side s Khasra no . 370 to East side to Khasra no . 540 . 
East :- From to khasra no . 540 to . South in Road no .01. 
South :- From Road no.01 to South side in Khasra no 329. 
West :- From Khasra no 329 to North side Khasra no . 370 . 


EMIUIG TIME , fetish 4 EM 2014 


656 ( 11 ) 


Ward no . 05 :- Asptal Ward 


North :- From North side s Khasra no . 329 to East side to Road No. 04 & 06 s 

Sangam Spat. 


East :- 


From Road No.04 & 06 s Sangam Spat to Road no . 06 in South 
side s Purenha Talab to North East End . 


South : - From Purenha Talab to North East End to West side in Khasra 

No. 275 . 


West :- From West side in Khasra No. 275 . to North side Khasra no . 329 . 


Ward no . 06 : - Gurudwara Ward 


North : - Road no . 01 & 06 s Sangam Spat to Paithhu talab in North West end . 
East :- From Paithhu talab in North West end to south side s Road no . 11 & 

12 s Sangam Spat. 
South :- From south side s Road no . 11 & 12 s Sangam Spat to Road no. 04 

& 03 joint len . 
West :- From Road no. 04 & 03 joint len to North side in Road No . 06 & 01 s 

sangam spat. 


Ward no . 07 :- Hatri Ward 


North :- Road no. 06 & 01 s Sangam Spat to East Side Road no. 07 & 12 s 

Sangam spat. 
East :- From East Side Road no. 07 & 12 s Sangam spat to . South side in 

Darri Talab s North end . 
South :- From South side in Darri Talab s North end to Road no . 06 / 02 and 

06 / 01 s Sangam spat. 


West :- From Road no . 06 /02 and 06 Sangam spat to North side Road No . 

06 and 06 /01 s Sangam spat. 


656 ( 12 ) 


EMIRTIG TOYa, Fenix 4 TMT 2014 


Ward no . 08 :- Harigujar Ward 
North : - From Paithhu and New Talab Sangam spat to East Side Road no . 1 

8 & 19 s Sangam spat. 


East : From East Side Road no . 18 & 19 s Sangam spat to . South side in 

Road no . 19 & 14 s Sangam spat. 
South :- From West South side in Road no . 19 & 14 s Sangam spat to Road 

no . 14 & 12 s Sangam spat. 


West :- From Road no . 14 & 12 s Sangam spat to Road no . 12 . Paithhu 

Talab and New Talab Sangam spat. 


Ward no . 09 :- Ranisagar Ward 


North :- From Road no . 1 & 19 s Sangam spat to East side in Road no . 19 / 

01 and 19 s Sangam spat. 
East : - From Road no . 19 / 01 and 19 / k s Sangam spat to South side Road 

no . 19 / k and 19 / 02 s Sangam spat. 


South :- From South side Road no . 19 / k and 19 / 02 s Sangam spat to 

West Side Road no . 19 / 02 and 19 s Sangam spat 


West :- From West Side Road no. 19 / 02 and 19 s Sangam spat to North 

side Road No . 01 & 17 s Sangam spat. 


Ward no. 10 :- Akhrabhanta Wards 


North : - From Road no . 19 / 01 ke North Agriculture land to East Side Road 

no 24 and khasra no 263. 
East :- From East Side Road no 24 and khasra no . 263 to East side Khasra 

no. 227 . 


South : - From East side Khasra no . 227 to West side Agriculture land in Road 

no . 19 / k and 19 / 02 s Sangam spat. 


West : - From Road no. 19 7 and 19 / 02 s Sangam spat to North side s 

Agriculture Land . 


ERRERETATA , Peqia 4 star 2014 


656 ( 13 ) 


Ward no . 19:- Narayansagar Ward 
North : - From Road no . 19 and 19 / 02 s Sangam spat to East side Khasra 

no . 227 . 
East :- From East side Khasra no . 227 to East side Khasra no . 395 . 
South : - From East side Khasra no . 395 to West side in Road no . 21 & 19 s 

Sangam spat . 


West : - From West side in Road no . 21 & 19 s Sangam spat to North side 

Road no . 19 and 19 / 02 s Sangam spat. 


Ward no . 12 :- Mahamaya Ward 
North :- From Road no . 11 and Darri Talab s North West side s Sangam 

spat to East Side Road no . 15 / 01 and 19 s Sangam spat . 
East :- From East Side Road no . 15 / 01 and 19 s Sangam spat to South side 

in Road no . 19 and 21. s Sangam spat. 
South From South side in Road no . 19 and 21 s Sangam spat to West side 

in Road .no. 20 & 11 s Sangam spat. 
West :- From West side in Road no. 20 & 11 s Sangam spat to North side in 

Road no . 11 and Darri Talab s North west end s Sangam spat. 


Ward no . 13: - Agrasen Ward . 
North :- From Road no . 06 and 06 / 02 s Sangam spat to East Side Road 

no . 06 / 02 and 11 s Sangam spat. 
East :- From East Side Road no . 06 / 02 and 11 s Sangam spat to South 

side in Road no . 11 and 20 s Sangam spat. 


no o 


South :- From South side in Road no . 11 and 20 s Sangam spat to West side 

in Road no . 20 & 06 s Sangam spat. 


West :- From West side in Road no. 20 & 06 s Sangam spat to North side in 

Road no . 06 and 06 / 02 s Sangam spat. 


$ 756 ( 14 ) 


ENETTE (1947 , Parit 4 Fair 2014 "*** 


Ward no . 14 : - Kachahari Ward 


North :- From West side Khashra no 275 to East side Road no . 20and 12 s 

Sangam spat 


East :- 


From Road no . 20 and 12 s Sangam spat to South side in Road no . 
12 and State Bank s South s Sangam spats . 


South :- From Road no . 12 and State Bank s South s Sangam spats to West 

side Khashra no . 1140 . 


West :- From West side Khashra no. 1140 to West side Khashra no . 275 . 


Ward no. 15 :- Lal Bahadur Ward 


North :- - From West side Khashra no 1140 . to South Gali and Road no . 12 s 

Sangam spat . . 
East : - From South Gali and Road no . 12 s Sangam spat to Khashara no . 

South side Train Road. 


South :- From Road no. 1215 Train Road s Sangam spat to West side 

Khashra no . 550 . 
West :- From West side Khasra no. 550 to West side Khashra no. 1140. 


Ward no . 16 :- Jhhulkadam Ward 
North :- From Road no 12 and 21 s Sangam spat to East side Khashra no. 

. : 395 . 
East :- From East side Khashra no. 395 to East side Khashra no. 514 . 
South :- From East side Khashra no . 514 to West side Road no . 12 s Sangam 

spat. 
West : - From South side Road no. 12 s Sangam spat to North side Road no. 

12 and 21 s sangam spat . 


EMAITHIC TT01Ca , Feria 4 och 2014 


656 ( 15 ) 


Ward no . 17 :- Bhimrao Ambedakar Ward 


North : - From Road no 12 s Sangam spat to Train line Khashra no . 723 . 


South :- From East side Khashra no . 723 to West Side Ramprasad s House . 
West :- From Ramprasad s House to South side Road no. 12 s Sangam spat 


Ward no. 18 : - Station Para Ward 


North :- From West side Train line Khashra no . 590 to East side Khashra no . 

723 . 
East :- From East side Khashra no . 723 to East side Khashra no. 1170 / 01. 
South :- From East side Khashra no . 1170 / 01 to West side Darra raod 

Khashra no. 893 . 


West :- From West side Darra raod Khashra no . 893 to Train line Khashra 

no. 550 . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

M . M . MINJ, Deputy Secrelary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित • 2014. 


